निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 432 ) 


18 चैत्र 1937 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 8 अप्रील 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


- 


- 


- 


लं 


___ अधिसूचना 

21 मार्च 2015 
सं0 08 ले० - 248/ 2012 - 880/वि०स० — माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के कार्यालय कक्ष में दिनांक 16. 03. 
2015 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में बिहार विधान मंडल ( सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं पेंशन ) 
नियमावली, 2006 ( अद्यतन संशोधनों सहित के साथ ) में संशोधन के सदंर्भ में विचार - विमर्श करने हेतु निम्न प्रकार से 
समिति का गठन किया जाता है । 
प्रधान सचिव , संसदीय कार्य विभाग 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव , वित्त विभाग 

सदस्य 
सचिव , बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
4 . विशेष कार्य पदा० , बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
( M. L. A., T . A., D. A. जो इस कार्य को देखते हैं ) 
उप - सचिव , बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
6 . A. G . के रिटायर्ड पदा० 

सदस्य 
( जो वित्त विभाग में कार्यरत हैं ) 
समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर माननीय मंत्री , संसदीय कार्य विभाग को प्रस्तुत करेगी एवं इसकी 
सूचना माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा को भी देगी । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 

प्रभारी सचिव , 
बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 432- 571 + 20- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic .in 


